रजिस्ट्री संडीएल - 33004/ 97 


. 


REGD . NO . D . L,-33004 / 97 


. 


. 


. . 


. 


. 


मापाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PL 


7 / 19/ 20 


. 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PARTIL - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


सं0 409 ] 
No. 409 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22 , 1997/ आषाद 31 , 1919 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22 , 1997/ ASADHA 31, 1919 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

आदेश 
नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1997 


स्टाम्प 


का . आ . 510 ( अ ) . - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1 अगस्त , 1997 से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) के दिनांक 19 मई, 1979 के सां . आ . सं . 1783 
के आदेश को निरस्त करती है : 

बशर्ते कि ऐसा निरसन निम्म को प्रभावित नहीं करेगा : -- 
( क ) उक्त आदेश का पूर्ववर्ती प्रभाव अथवा इसके तहत विधिवत् रूप से किया गया कोई कार्य अथवा उठायी गई कोई हानि ; अथवा 
( ख ) उक्त आदेश के तहत प्राप्त किया गया प्रोदभूत हुआ अथवा उपगत हुआ कोई अधिकार, विशेषाधिकार , बाध्यता अथवा जिम्मेदारी ; अथवा 
( ग ) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में लगाया गया कोई अर्थदण्ड, की गई कोई जब्ती अथवा दी गई कोई सजा ; अथवा 
( घ ) उपरोक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार , बाध्यता, जिम्मेदारी, अर्थदण्ड, जस्ती अथवा सजा के संबंध में की गई कोई जांच 

पड़ताल, कानूनी कार्रवाई अथवा उपचारी कार्रवाई, 
और ऐसी कोई जांच- पड़ताल , कानूनी कार्रवाई अथषा उपचारी कार्रवाई आरंभ की जा सकती है, इसे जारी रखा जा सकता है अथवा इसे लाग 
किया जा सकता है और ऐसा कोई अर्थदण्ड , जब्ती अथवा सजा दी जा सकती है मानो कि उक्त आदेश को निरस्त किया ही न गया हो । 


[ सं . 11/ 97 स्टा, फा. सं . 15/ 9/ 96 - बि . क . ] 


एस. कुमार, अवर सचिव 


18356 / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IT .. - SEC. 3( 1 )] 


- 


- 


- 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

ORDER 
New Delhi , the 22nd July, 1997 

STAMPS 
S .O . 510 (E ). In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 (2 of 1899), the CentralGovernment rescinds with effect from the 1st August, 1997 the order of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department ofRevenuo) number S . O . 1783 , dated the 19th May , 1979 : 

Provided that such rescission shall not effect :- -- 
(a ) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered therein , or 
( b ) any right, privilege, obligation or liability acquired , accrued or incurred under the said Order , or 
(c ) any penalty , forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order, or 
(d ) any investigation , legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation , liability, penalty, 

forfeiture or punishment as aforesaid . 
and any such investigation , legal proceedings or remedy may be instituted , continued or enforced and any such penalty , 
forfeiture or punishmentmay be imposed as if the said Order had not been rescinded . 

[ No . 11/ 97 - Stamps- F. No. 15/ 9/96 - ST ] 

S. KUMAR, Under Secy. 


आदेश 
नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1997 

स्टाम्प 
का . आ . 511 ( अ ) . - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1 अगस्त, 1997 से भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) के दिनांक 3 सितम्बर , 1979 के सां . आ . सं .-- 
3026 को निरस्त करती है : 

बशर्ते कि ऐसा निरसन नि . लि . को प्रभावित नहीं करेगा : 

( क ) उक्त आदेश का पूर्ववर्ती प्रभाव अथवा इसके तहत विधिवत् रूप से किया गया कोई कार्य अथवा उठायी गयी कोई हानि अथवा 
( ख ) उक्त आदेश के तहत प्राप्त किया गया प्रोदभूत हुआ अथवा उपगत हुआ कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता अथवा जिम्मेदारी ; 

अथवा 
( ग ) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में लगाया गया कोई अर्थदण्ड, अथवा की गई कोई जब्ती, अथवा दी गई 

गइकोई सजा; अथवा 
( घ ) उपरोक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, जिम्मेदारी, अर्थदण्ड, जब्ती अथवा सजा के संबंध में की गयी कोई जांच 

पड़ताल, कानूनी कार्रवाई, अथवा उपचारी कार्रवाई, 
और ऐसी कोई जांच- पड़ताल, कानूनी कार्रवाई अथवा उपधारी कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है, इसे जारी रखा जा सकता है अथवा इसे लागू 
किया जा सकता है और ऐसा कोई अर्थदण्ड, जस्ती अथवा सजा दी जा सकती है मानो कि उक्त आदेश को निरस्त ही न किया गया हो । 

[ सं . 12/ 97 स्टा . - फा. सं . 15/ 9/ 96 - बि . क . ] 

एस . कुमार, अवर सचिव 
ORDER 
New Delhi, the 22nd July , 1997 

STAMPS 
S . O . 511 (E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 
1899 ( 2 of 1899), the Central Government rescinds with effect from the 1st August , 1997 the order of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department ofRevenue) number S. O . 3026 , dated the 3rd September, 1979 : 

Provided that such rescission shall not effect : 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(a ) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered therein ; or 
( b ) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrucd or incurred under the said Order, or 
(c ) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order ; or 
( d ) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any suchright, privilege, obligation, liability, penalty , 

forfeiture or punishment as aforesaid . 
and any such investigation , legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such 
penalty, forfeiture or punishmentmay be imposed as if the said Order had not been rescinded . 

[ No 12/ 97 - Stamps- E. No . 15/9/ 96 -ST ] 

S. KUMAR, Under Secy . 


आदेश 
नई दिल्ली, 22 जुलाई , 1997 

स्टाम्प 
का . आ . 512 ( अ ) . - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा १ की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1 अगस्त, 1997 से भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) के दिनांक १ जुलाई , 1949 के अधिसूचना सं. 8 निरस्त 
करती है : 

बशर्ते कि ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा : 
( क ) उक्त आदेश का पूर्ववर्ती प्रभाव अथवा इसके तहत विधिवत् रूप से किया गया कोई कार्य अथवा उठायी गयी कोई हानि ; अथवा 
( ख ) उक्त आदेश के तहत प्राप्त किया गया प्रोदभूत हुआ अथवा उपगत हुआ कोई अधिकार, विशेषाधिकार , बाध्यता अथवा जिम्मेदारी; 

अथवा 
( ग ) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में लगाया गया कोई अर्थदण्ड, अथवा की गई कोई जब्ती, अथवा दी गई कोई 

सजा ; अथवा 
( घ ) उपरोक्तानुसार ऐसे किसी अधिकार , विशेषाधिकार , बाध्यता, जिम्मेदारी, अर्थदण्ड, जब्ती अथवा सजा के संबंध में की गयी कोई जांच 

पड़ताल , कानूनी कार्रवाई, अथवा उपचारी कार्रवाई, 

और ऐसी कोई जांच- पड़ताल, कानूनी कार्रवाई अथवा उपचारी कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है , इसे जारी रखा जा सकता है अथवा इसे 
लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई अर्थदण्ड, जशी अथवा सजा दी जा सकती है मानो कि उक्त आदेश को निरस्त ही न किया गया हो । 

[ सं. 13/ 97 स्टा . फा, सं . 15/ 9/ 96 - बि . क. ] 

एस. कुमार, अवर सचिष 
ORDER 
New Delhi, the 22nd July , 1997 

STAMPS 
S . O . 512 (E ). - In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub -section ( 1) of section 9 of the Indian Stamp 
Act, 1899 (2 of 1899 ), the Central Government rescinds with effect from the 1st August, 1997 the order of the Government of 
India in theMinistry of Finance (Department of Revenue ) number 8 , dated the 9th July , 1949 ; 

Provided that such rescission shall not effect : 
( a ) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered therein , or 
( b ) any right , privilege, obligation or liability acquired, accrued or incured under the said Order, or 
(c) any penalty , forfeiture ca punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or 
(d ) any investigation , legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation , liability, penalty, 

forfeiture or punishment as aforesaid . 
and any such investigation , legal proceedings or remedy may be instituted , continued or enforced and any such 
penalty , forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had notbeen rescinded . 

[ No . 13 /97 - Stamps- F. No. 15/9/ 96- ST ] 

S. KUMAR, Under Secy . 


Printed by the Managor , Govt . of India Press , Ring Rond , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publiontions, Delhi - 110054 - 1997 


